L 


... 


OUR 


PATRIKA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ठ, 1940 ( श०) 


संख्या - 609 


राँची, बुधवार 


20 जून , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 जून , 2018 


संख्या-1/ पी०-101 / 2014 का .- 4239 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री राजकुमार चौधरी, ( झाः2005 ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी० - 101/ 2014 का .- 4240 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
रणेन्द्र कुमार , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक निदेशक , डा० रामदयाल मुण्डा जनजातीय शोध 
संस्थान , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , खेलकूद , झारखण्ड के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 20 जून , 2018 
संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 4241 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री भवानी प्रसाद लाल दास,( झाः2006 ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास 
विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 4242 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री अनिल कुमार सिंह, ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद, लातेहार के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-1 /पी०-101/ 2014 का .- 4243 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री अनिल कुमार राय ,( झाः2006 ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद 
एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 4244 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री कमल जॉन लकड़ा , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक सदस्य सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ पी०-101 / 2014 का .- 4245 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री इकबाल आलम अंसारी , ( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ पी०-101/2014 का .- 4246-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्रीमती सुचित्रा सिन्हा, ( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 
विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी०-101 / 2014 का .- 4247-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री उदय प्रताप , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-1/ पी० - 101/ 2014 का .- 4248-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री अशोक कुमार सिंह, ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक निदेशक, संस्कृति , झारखण्ड के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 4249 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री राज कुमार, ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक अपर मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ पी०-101 / 2014 का .- 4250-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी श्री 
बद्रीनाथ चैबे , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 20 जून , 2018 


संख्या-1/ पी० - 101 / 2014 का .- 4251 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता, ( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव- सह-निदेशक, सूचना 
जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 4252-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री शिशिर कुमार सिन्हा, ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजातीय 
विकास प्राधिकार , दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-1/ पी०- 101/ 2014 का .- 4253-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री राजेश कुमार पाठक , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ पी०-101/ 2014 का .- 4254-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री दिनेश प्रसाद , ( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-1/ पी० - 101 / 2014 का .- 4255 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री संजय कुमार सिंह , ( झाः2006) को अगले आदेश तक नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1/ पी०-101/ 2014 का .- 4256-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री रामाकान्त सिंह,( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-1/ पी०-101 / 2014 का .- 4257-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री विनय कुमार राय,( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ पी० - 101 / 2014 का .- 4258 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री जगत नारायण प्रसाद , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद , पाकुड़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ पी० -101 / 2014 का .- 4259-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री दिलीप कुमार टोप्पो , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन 
आयोग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी० - 101 / 2014 का .- 4260 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री शशिधर मंडल , ( झाः2006 ) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद , लोहरदगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 20 जून , 2018 
संख्या-1/ पी० - 101 / 2014 का .- 4261-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री दानियल कन्डुलना, ( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-1 /पी०- 101/ 2014 का .- 4262-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह , ( झाः2007) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद , प0 सिंहभूम, चाईबासा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी०- 101/ 2014 का .- 4263-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री दीपक कुमार शाही, ( झाः2007) को अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-1 / पी० - 101 / 2014 का .- 4264-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री चन्द्र मोहन प्रसाद कश्यप , ( झाः2007) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गढ़वा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 609 -- 50 


